पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन 


डाक - व्यय की पूर्व अदायगी 
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के 
लिए अनुमत . अनुमति - पत्र 


क्र . रायपुर 


सत्यमेव जयते 


-- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 19 अप्रैल , 2002 - चैत्र 29 , शक 1924 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुमेर दास पनिका, निवासी एन आई - एक , स्टेट बैंक कालोनी महाराणा प्रताप नगर , कोसाबाड़ी , 
निहारिका, कोरबा अपना उपनाम परिवर्तन कर सुमेर दास मानिकपुरी दर्ज कर रहा हूं . 


अतः भविष्य में मुझे सुमेर दास मानिकपुरी के नाम से जाना जावे. 


पुराना नाम 
सुमेर दास पनिका 

संदेशवाहक 
भारतीय स्टेट बैंक 


नया नाम 
सुमेर दास मानिकपुरी 

संदेशवाहक 
भारतीय स्टेट बैंक 

कोरबा - शाखा 
जिला- कोरबा ( छ. ग. ) 


कोरबा - शाखा 
जिला- कोरबा ( छ. ग. ) 


35 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2002 


36 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अशोक कुमार मल्लाह ( अधि . ) पिता श्री गुलाब चंद राम, निवासी मिशन चौक, केदारपुर , अंबिकापुर 
अपना उपनाम परिवर्तन कर अशोक कुमार चौधरी ( अधिवक्ता ) कर लिया है. 


अतः भविष्य में मुझे अशोक कुमार चौधरी के नाम से जाना जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


अशोक कुमार मल्लाह ( अधिवक्ता ) 

पिता श्री गुलाब चंद राम 


अशोक कुमार चौधरी ( अधिवक्ता ) 

पिता श्री गुलाब चंद राम 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रामचरण पिता श्री मोलिमराम, निवासी क्वा. नं . F-1441 विद्युत नगर , दरौं कोरबा ( पश्चिम ) 
मैं अपना उपनाम परिवर्तन कर रामचरण भास्कर पिता श्री मोलिमराम कर लिया है. 


अतः भविष्य में मुझे रामचरण भास्कर के नाम से जाना जावे. 


. 


नया नाम 


पुराना नाम 


रामचरण 
पिता श्री मोलिम राम 


रामचरण भास्कर 
पिता श्री मोलिम राम 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बाहुरराम बघेल पिता स्वर्गीय पंचराम बघेल, निवासी ग्राम बानीखार , पो. आ. राजादेवरी, तहसील 
कसडोल, जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) अपना नाम परिवर्तन कर ब्रम्हाकुमार बाहुरराम प्रकाश बघेल कर लिया है. 


अतः भविष्य में मुझे ब्रम्हाकुमार बाहुरराम प्रकाश बघेल के नाम से जाना जावे. 


. 


पुराना नाम 
बाहुरराम बघेल 


नया नाम 
ब्रम्हाकुमार बाहुरराम प्रकाश बघेल 

पिता स्वर्गीय पंचराम बघेल 


पिता स्वर्गीय पंचराम बघेल 


TI 3 ( 1 ) ] 


SOHET 7543 ,fiai 19 370 2002 


37 


विविध 
निविदा सूचनाएं 


No. GB - IV Paper- (9 ) 2002-2003/ 327. 


Raipur, dated 16-4-2002 


TENDER NOTICE 


Sealed Tenders for the supply of approximate 450 M.T. ( + 25 % ) White Offset Paper of 60 G.S.M. for general 
works of the department to the Govt. Presses at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words " Tender for Printng 
and Writing Paper for 2002-2003 are invited from the Paper Mills or their Authorised Agents/Dealers ofManufacturing 
Mills, having Annual Excise Clearance for 16,000 Tonnes based on 50 TPD for about 320 Industrial days and 
approximately by 185 M.T. Tonnes other quality paper ( for which conditions of production capacity is not applicable ). 
Tenders must reach this office latest by 2.00 P. M. on 17-6-2002 alongwith test report from Govt. Jaboratory . 


2. Tenders will be considered only in the forms supplied by us and only in the manner prescribed and under 
terms and conditions mentioned in the tender form . 


3. The tenders will be opened on the same day at 3.00 P.M. in the Office of the undersigned in the presence 
of such tenderers or their authorised representatives as may be present. The tenders , samples along with test report 
from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted 
under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery. 


4. The details of specifications of the paper and quantity Required is given in the Tender Form . Tender form 
can be obtained from , Office of The Controller ,Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 behind Commissioner 
Office in person on any working days during working hours upto 14-6-2002 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash 
or by post for Rs. 1100.00 payablc by demand draft in favour of the Controller, Govt. Printing and Stationery. 
C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDERMONEY ORDER . The Tender form by post will be sent only on 
the condition that the required Bank draft and application for purchase of tender form is received in this office 
upto 11-6-2002. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services bul 
this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that lender 
forms may be obtained in person . Cost of Tender Form once received shall not be refunded . 


Sd / 
( P. C. Seth ) 
Joint Controller 

for Controller 
Govt. Printing and Stationery. 
Behind Commissioner Officc . 

C.G., Raipur. 
Phone No.- 331302 


शा . ---.---.. 


-7 . 


---. - .-.. 


38 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2002 


[ भाग 3 ( 1 ) 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट बैकुंठपुर , 

जिला कोरिया ( छ.ग. ) 

फार्म नं . 4 

[ देखिये नियम 5 ( 1 ) ] 
धारा -5 ( 1 ) म . प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( 3) एवं 5 ( 1 ) और नियम 5 ( 1 ) म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट नियम -1962 


रा. प्र. क्र . बी -113/ 2001-2002 : 


दिनांक 12 अप्रैल 2002 


क्रमांक 276 / वाचक -1 /2002.- चूंकि श्री 1008 वर्द्धमान दिगम्बर जैन मंदिर समिति बैकुंठपुर ने इस नोटिस के संलग्न अनुसूची में दर्शाए हुये 
जायदाद के पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) के बाबत धारा -4 म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के तहत एक अर्जी प्रस्तुत किया गया है , याद रखें की ऊपर 
लिखे हुये अर्ज पर विचार मेरे द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 31-12-2001 को किया जायेगा. 


जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट या जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखता हो या जिसका उक्त बाबत कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव हो , 
वह जवाबदावा दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर मेरे समक्ष स्वयं 
या अपने अभिभाषक द्वारा उपरोक्त निश्चित दिनांक को उपस्थित रहें . 


निर्धारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा. 


अनुसूची 


1 . 


सार्वजनिक न्यास का नाम 


श्री 1008 श्री वर्द्धमान दिगम्बर जैन मंदिर समिति , बैकुंठपुर, जिला 
कोरिया ( छ. ग . ) . 


2 . 


अचल संपत्ति 


बैकुंठपुर स्थित नजूल भू - खण्ड क्रमांक 29/2 रकबा 0.005 हे 


3 . 


चल संपत्ति 


रु. 1.90 लाख ( एक लाख नब्बे हजार ) एफ . डी . आर. खातों के रूप 
में जमा है . 

सुनील जैन , 
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी. 


-- 


--- 


नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित---- 2002 


, 


